PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., APRIL 8, 2003 (CHTR. 18, 1925 SAKA) 


193 


दिनांक 21 मार्च, 2003 


क्रमांक 235- ज-11-2003/5535. - श्री मांगे राम पुत्र श्री नानक निवासी गांव मोखरा खास तहसील व जिला रोहतक की पूर्वीपंजाब युद्ध 
पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2( ए) (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4484- आर- 11-69/25479, दिनांक 
21-10-69 द्वारा 100 / - रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041- आर- 11-70/ 29505, दिनांक 8-12-70 द्वारा 150/ - रुपये वार्षिक 

और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789- ज- 1-79/ 44040, दिनांक 30-10-79 द्वारा 300/- रुपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944 
ज - 2-93/15918, दिनांक 26-8-93 द्वारा 1000/ - रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 


2. अब श्री मांगे राम की दिनांक 31-7-2002 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे 
हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए इस जागीर को श्री मांगे राम की पत्नी श्रीमती निहाली के नाम रबी 2003 से 5000/ - रुपये वार्षिक की संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों 
के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


क्रमांक 375- ज-11-2003/5339.--- श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री जीत राम निवासी गांव टिटोली तहसील व जिला रोहतक की पूर्वी पंजाब युद्ध 
पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5849 - आर- 4-67 / 4488, दिनांक 
29-11-1967 द्वारा 100 / - रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041 - आर- li- 70 / 29505 , दिनांक 8-12-1970 द्वारा 150/ - रुपये 
वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789- ज-1-79/ 44040 , दिनांक 30-10-1979 द्वारा 300 / - रुपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 
2944 - ज- 2-93 /15918. दिनांक 26-8-1993 द्वारा 1000/ - रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 


2. अब श्री प्रताप सिंह की दिनांक 31-10-2002 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि 
उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए इस जागीर को श्री प्रताप सिंह की पत्नी श्रीमती सुधी देवी के नाम खरीफ 2002 से 5000/ - रुपये वार्षिक की संशोधित दर से सनद में दी 
गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


दिनांक 25 मार्च, 2003 


क्रमांक 358 - ज -11-2003/ 5595.--- श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह निवासी 73 मॉडल टाऊन पानीपत तहसील पानीपत जिला पानीपत 
की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2 (ए) (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 157 - ज-11-76 /244, 
दिनांक 10-8-76 द्वारा 150/ - रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789- ज- 2-93 / 44040 , दिनांक 30-10-79 द्वारा 300 / 
रुपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944- ज- 2-93/15918, दिनांक 26-8-1993 द्वारा 1000/ - रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की 
गई थी । 


2. अब श्री इन्द्र सिंह की दिनांक 2-9-2002 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे 
हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते 
इस जागीर को श्री इन्द्र सिंह की पत्नी श्रीमती रेशमा देवी के नाम रबी 2002 से 5000/- रुपये वार्षिक की संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों 
के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


दिनांक 26 मार्च, 2003 


क्रमांक 456 - ज- 2-2003/5729.-- श्री चन्दगी राम पुत्र श्री बुद्ध राम निवासी गांव जमालपुर तहसील द जिला गुड़गावां की पूर्वी पंजाब 
युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) ( 1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2044-र- 4-70/ 9943, 
दिनांक 2-5-70 द्वारा 100/ - रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041- आर-11-70/ 29505, दिनांक 8-12-70 द्वारा 150/ - रुपये 
वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज- 1-79/ 44040, दिनांक 30-10-79 द्वारा 300 / - रुपये और बाद में अधिसूचना 
क्रमांक 2944 - ज- 2-93/ 15918, दिनांक 26-8-93 द्वारा 1000/ - रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 

2. अब श्री चन्दगी राम की दिनांक 22-4-2002 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि 
उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए इस जागीर को श्री चन्दगी राम की पत्नी श्रीमती सरती देवी के नाम रबी 2002 से 5000/ - रुपये वार्षिक की संशोधित दर से सनद में दी 
गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


क्रमांक 236- ज -11-2003/ 5891.-- श्री मान सिंह पुत्र श्री घासी राम निवासी गांव मोखरा तहसील व जिला रोहतक की पूर्वी पंजाब युद्ध 
पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2( ए) ( 1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमाक 1389- ज-11-84/ 30731, दिनांक 


194 


HARYANA GOVT.GAZ ., APRIL 8, 2003 ( CHTR. 18, 1925 SAKA) 


[ PART I 


19-11-84 द्वारा 150/ - रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789- ज -1-79/ 44040, दिनांक 30-10-79 द्वारा 
300/ - रुपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944 - ज-2-93/15918, दिनांक 26-8-93 द्वारा 1000 / - रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर 
की गई थी । 

2. अब श्री मान सिंह की दिनांक 3-7-2002 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे 
हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते 
इस जागीर को श्री मान सिंह की पत्नी श्रीमती शान्ति देवी के नाम रबी 2003 से 5000/ - रुपये वार्षिक की संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों 
के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


नरेश कुमारी, 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग 


लोक निर्माण विभाग 
( भवन तथा सड़क शाखा) 
करनाल वृत, करनाल 


दिनांक 13 मार्च, 2003 


क्रमांक 1230.-~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल यह समझते हैं कि भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर, सरकारी योजना, नामत: कलहेड़ी 
से बरसत सड़क के लिये अपेक्षित है एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचेविशिष्ट विदरण में वर्णित भूमि उपरोक्त, प्रयोजन के लिए आपेक्षित 
है । 


यह घोषणा 1894 के भूमि अभिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सब के लिए है जिनसे यह सम्बन्धित हो । और 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भूमि अभिग्रहण कलैक्टर लो नि 0 वि 0 भवन तथा मार्ग शाखा, अम्बाला छावनी एतद द्वारा उक्त 
भूमि अधिगृहित करने का आदेश लेने के लिए निर्देश दिया जाता है । भूमि के नक्शे को भूमि अभिग्रहण अधिकारी लो 0 नि 0 वि 0 भवन तथा मार्ग 
शाखा, अम्बाला छावनी और कार्यकारी इंजीनियर प्रोविन्शियल डिविजन नं 0 1 करनाल के कार्यालयों में देखा जा सकता है । 


विशिष्ट विवरण 


ज़िला 


तहसील 


ग्राम 


हदबस्त संख्या 


एरिया एकड़ों में 


नम्बरान खरसा तफसील 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


करनाल 


धरौन्डा 


कलहेड़ी 


41 


0.47 


22 


2, 7 , 8/1,8/ 2,8/ 3,9 


(हस्ता.) .. 

अधीक्षक अभियन्ता. 
लो ० नि 0 वि o ( भवन तथा सड़क शाखा) 

करनाल वृत , करनाल । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
( BUILDING AND ROADS BRANCH ) 

KARNAL CIRCLE , KARNAL 


The 13th March , 2003 


No. 1230 .-- Whereas the Governor of Haryana is satisfied that and below is needed by the Government, atpublic 
expense, for a public purpose , namely , Road from Kalheri to Barsat, Tehsil Gharaunda, District Karnal. It is therefore , 
hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose. 

This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom itmay 
concern and under the provisions of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector, Haryana P.W.D. B & R 
Branch , Ambala Cantt . is hereby directed to take order for the acquisition of the said land . 


Part I ) 


HARYANA GOVT. GAZ ., APRIL 8 , 2003 (CHTR . 18 , 1925 SAKA ) 


195 


Pians of land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Collector Haryana , P.W.D.B & R Branch , 
Ambala Cantt. and Executive Engineer, Provincial Division No. I, Karnal. 

Specification 


MA 


District 


Tehsil 


Locality / Village 


Arca in Acres 


Hadbast 
No. 


Rectangle /Killa No. 


tood 


2 


3 


4 


S 


6 


Karnal 


Gharaunda 


"Kalheri 


41. 


0.47 


22 


2. 7 , 8/1 , 8 /2,8/ 3,9 


(Sd. ) ..., 
Superintending Engineer, 
P.W.D. ( B & R Branch ) Karnal Circle , Karnal 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING AND ROADS BRANCH ) 


HISAR 


The 12th March , 2003 


No. 28 -HA -63-FBD -2344. - Whereas it appears to the Governor of Haryana that land is likely to be required to 
be taken by the Government at public expenses, for a public purpose, namely , for constg . Improvement of curves on 
Kharakheri Bhattu Road in Fatehabad District. It is hereby notified that the land in the locality described below is likely 
to be acquired for the above purpose. 

This notification is inade under the provision of Section IV of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom itmay 


concern) . 


In exercise of the powers conferred by tħe aforesaid Section the Governor of Haryana is pleased to authorise the 
officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any 
land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 


Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may within 30 days of 
the publication of this notification file on objection in writing before the Land Acquisition Officer , P.W.D. B & R 
Branch , Hisar 


Specification 


District 


Tehsil 


Name of Village 


Area in Acres 


Hadbast 
No. 


Rectangle/Khasra No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Fatehabad 


Fatehabad 


Kirdhan 


RD 770 x 80 


1.41 


152 


20/2/1 , 20/2/2 , 21/1 


9 x 4840 


170 


3 , 4/1 , 4 / 2,5 


153 


16/2 , 23 , 24, 25 


( Sd ) ..., 
Superintending Engineer, 
P.W.D.( B & R Branch ) Hisar Circle , Hisar 


